रजिस्ट्री संडीएल० - 33004/ 97 


REGD . NO. D . L .- 33004/97 


सत्यपवजयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


14 . 


प्रभाव 


भाग II - खण्ड 3 - - उप - खंड ( 1 ) 
PART II - - Section 3 - Sub-section (1) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- --- - - - - - - - 
सं. 351 ] 
No. 351 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , सितम्बर 8, 1997 / भाद्र 17, 1919 
NEW DELHI,MONDAY, SEPTEMBER 8 , 1997 /BHADRA 17, 1919 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 8 सितम्बर , 1997 


सिम 


सं0 49 / 97 - केन्द्रीय उत्याद शुल्क ( एन० टी० ) 
सा . का . नि . 524 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम , 1944 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है , अर्थात् : -- 

1 . ( i ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ( दसवां संशोधन ), नियम , 1997 है । 

( ii ) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है ) के नियम 2 के खंड ( 4 ) में , 
( क ) मद ( iii ) में , " शमसादबाद मंडल " के स्थान पर " शमसादबाद मंडल, कण्डुकर मंडल " शब्द रखे जाएंगे । 
( ख ) मद ( v ) में " गोदावरी जिले " शब्दों के पश्चात् " और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का यनम प्रदेश " शब्द अंत: स्थापित किए जाएंगे । 
( ग ) मद ( x ) में , 

(i ) . . . . . . . . . . . 

( i ) " होशियारपुर " शब्द के स्थान पर " होशियारपुर , नवांशहर " शब्द रखे जाएंगे ; 
( ख ) मद ( xiii ) में , " यमुनानगर " शब्द के स्थान पर " झज्जर, यमुनानगर, फतेहाबाद " शब्द रखे जाएंगे 
( ङ) मद ( xv ), ( svi ), ( vii ), ( xviii ) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" ( sy ) गुजरात राज्य और अहमदाबाद जिले में शहर तालुका और दसकरोई तालुका में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , 

अहमदाबाद I; 
2252 GI97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC. 3(i)] 


( xvi ) 


गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में ( शहर तालुका और दसकरोई तालुका को छोड़कर ), सुरेन्द्रनगर जिले में दसाढ़ 
तालुका में , खेड़ा, गांधीनगर , बनासकांठा, मेहसाना और साबरकांठा जिलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त - अहमदाबाद 


I . 


( vii ) गुजरात राज्य में सुरेन्द्रनगर ( दसाढ़ तालुका को छोड़कर ), राजकोठ, जामनगर , कच्छ, अमरेली, भाषनगर और जूनागढ़ 

ज़िलों में तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के दीव प्रदेश में , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , राजकोट; 
( xviii ) गुजरात राज्य के सूरत जिले में और भड़ौच जिले के अंकलेश्वर, झगाडिया, हंसहोठ, सागबारा, दाडियापाडा , मंडोड और 

वालिया तालुकों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सूरत -I; "; 
( च ) मद ( xxi ) में , " बंगलौर नगर निगम शब्दों के स्थान पर " बंगलौर शहर नगर निगम " शब्द रखे जाएंगे ; 
( छ ) मद ( xxii ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएंगी, अर्थात्: 

" कर्नाटक राज्य के तुमकुर जिले में बंगलौर शहर नगर निगम के वार्ड 1 से 5, 80, 84 से 98 , और 100 में समाविष्ट क्षेत्रों, बंगलौर 
ग्रामीण जिले में , नीलमंगला, डोड्डाबलारपुर, देवणहाल्ली और हसकोट ताल्लुकों में , तथा बंगलौर शहरी जिले में दसनपुरा के 
होबलिस, हेसरघट्टा,, येलाहांका, जाला, बिडरहल्ली और कृष्णाराजापुरम (बंगलौर- चेन्नई रेलवे लाईन का उत्तरी क्षेत्र ) में , केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क आयुक्त, बंगलौर II ; 
( ज ) मद ( xxiii ) में , . . . . . . . . . 
( झ ) मद ( xxiv ) में , " उत्सर कन्नडा " शब्दों के स्थान पर उत्तर कन्नड " शब्द रखे आएंगें ; 
( अ ) मद ( xxv ) में , " मदुरई " शब्द के स्थान पर " थेमी " शब्द रखा जाएगा ; 
( ट ) मद ( xxvii ) में , " रायगड़ " शब्द के स्थान पर " राजगढ़ " ( नरसिंहगढ़ तहसील को छोड़कर ) शब्द और कोष्ठ रखे जाएंगे ; 
( ठ) मद ( xxviii ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--- 
" ( xxviii ) मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ तहसील, भोपाल, सीहोर , विदिशा, बेतूल, होशंगाबाद, रायसेन, छतरपुर , 

टीकमगढ , जबलपुर, सागर, शहडोल, दमोह, छिंदवाड़ा, नरसिंगपुर, सिओनी, मांडला और बालाघाट जिलों में केन्द्रीय 

उत्पाद शुल्क आयुक्त, इंदौर - 11 ; " : 
( ड ) मद ( xxix ) में .......................... 
( ढ ) मद ( xxxviii ) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् 
" ( xxxviii ) महाराष्ट्र राज्य में , चन्द्रपुर, गदचिरोली, भंडारा, नागपुर , अकोला, बुलढाना,. यवतमाल, अमरावती और वर्धा जिलों में 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नागपुर; " ; 
( ण ) मद ( xli ) में , " खरदो " , " अंसोल ", " जगतसिंहपुरी ", " जलपुर " और " भालकंआयरी " शब्दों के स्थान पर क्रमशः " खुरदा 

" आंगुल ", " अगतसिंहपुर ", " आजपुर " और " मलकंजगिरि " शब्द रखे जाएंगे ; 
( त) मद ( xlii ) में , शब्द देवगढ़, झरासागूडा, सोनपुर , बौध , बाड़ागढ़ , खोलनगिर और नवपाड़ा, " शब्दों के स्थान पर " देवगढ़ , 

झरसागूडा, सोनपुर, बोध , बारागढ़ , बोलनगिर, और नवपाडा " शब्द रखे जाएंगे । 
( थ ) मद ( xiv ), ( xivi ), ( xivi),( xiviii ) और (1) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्: 
" ( xiv ) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई जिले के फोर्ट - तोडियारपेट ताल्लुकमें , समाविष्ट क्षेत्र, कांचीपुरम जिले के ताम्बरम ताल्लुका में 

अलंदूर फिरका में समाविष्ट विमानपटमम टर्मिनल का क्षेत्र, पोन्नरी ताल्लुक में मिंजुर फिरका और थिरवेल्लियूर जिले में 

अम्बाटूर ताल्लुक में माधवपुरम फिरके में समाविष्ट क्षेत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई- I ; 
( xvi ) तमिलनाडु राज्य में चेन्नई जिले में ( फोर्ट- तोडियारपेट तालुक को छोड़कर ), कांचीपुरम जिले में थिरुपेरम्बदूर तालुक में 

समाविष्ट क्षेत्र और जिला थिरुवेल्लोर ( पोलिपत्तु और तिरुतन्नी तालुकों और पोन्नरी तालुक में मिंजूर फिरका और अम्बाटूर 

तालुक में माधवरम फिरका को छोड़कर ) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चेन्नई - II ; 
( xlvii ) तमिलनाडु राज्य में धरमपुरी जिले में ( मद ) ( xiviii ) में विनिदिष्ट उन क्षेत्रों से भिन्न ( वेल्लोर , थिरुवन्मामलाई, 

कांचीपुरम ) थिरुपेरम्बदूर तालुक और वायुयान पसन में अलंदूर फिरका में ताम्बरम तालुका के सिवाए), विल्लूमपुरम 
( वनूर तालुक के सिवाए ) और थिरुवेल्लोर जिले में पल्लीपटटू और तिरुटनी तालुकों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , 

येन्नई - III ; 
( xiviii ) तमिलनाडु राज्य में धरमपुरी जिले के पेपीरेडीपति तालुक के पेपीरेडीपति और बोमिदी फिरका तथा हासर तालुक के हारुर 

और कम्बेनल्लुर ( कलावल्लीग्राम छोड़कर) फिरका तथा सेलम , नामावकल, कोयम्बटूर, इरोड और भीलगिरी जिलों में 


[ भाग II .- खण्ड ३ ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मलकीपार चाय के कारखाना ( जो केरल राज्य के त्रिचूर जिले के मुकुन्दपुरम तालुक के परियारम ग्राम का भाग है ) में 

समाविष्ट क्षेत्रों में , केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क आयुक्त, कोयम्बटूर ; 
( L ) तमिलनाडु राज्य के तंजौर, नागपटिनम , थिरुवरूर, त्रिचुरापल्ली , वरुर , पेराम्बलूर , कुडालोर और प्रककोटई जिलों तथा बिलुपुरम जिले 

के वानूर तालुक में तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र ( माहे कम्यून और यमन प्रदेश को छोड़कर ) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , 

त्रिचुरापल्ली; " ; 
( द) मद ( Liv ) और ( Lv ) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी आएंगी , अर्थात् : 
" ( Liv ) उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ, मुजफरनगर, सहारनपुर, देहरादून, हरिद्वार , टेहरी गढवाल, पौड़ी गढवाल, उत्तर काशी, गाजियाबाद ( हापुड़ 

बतेश्वर तहसीलों को छोड़कर ) तथा दिल्ली - उत्तर प्रदेश सीमा से प्रारम्भ होने वाले और दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग सं . 24 
बाई- पास मार्ग से सीमाबद्ध हो कर दिल्ली - कानपुर ( मुख्य ) रेलवे लाइन पर उसकी क्रासिंग और तत्पश्चात् पश्चिम में पहले उक्त 
लाईन और बाद में दक्षिण और पूर्व में " मांट खंड गंगा नहर " को पार करते हुए, बिजनौर जिले में बिजनौर और चांदपुर तहसीलों में 

का क्षेत्र, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ -I ; 
( Lv ) उत्तर प्रदेश राज्य में बुलंदशहर, मुरादाबाद , रामपुर , नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, उधमसिंह नगर, पिथौरागढ़, ज्योतिबा फूले नगर 

(बिजनौर और चांदपुर तहसीलों को छोड़कर ) गौतमबुद्ध नगर ( मद सं .) " ( Liv ) में विनिनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर ) और 

गाजियाबाद जिले में हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर तहसीलों में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , मेरठ -II ; 
3. उक्त नियमों के नियम ( 2) के खंड ( 5 ) में , - 

( क ) मद ( ii ) की उपमद ( घ ), ( ड. ) और ( च ) का लोप किया जाएगा ; 

( ख ) मद ( ii ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् : -- 
" ( क ) ( क ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, सूरत -I ; 

( ख ) केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क आयुक्त, सूरत--II ; 

( ग ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , बड़ोदरा , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , ( अपील ) बड़ोदरा ; 
( ग ) मद (v ) में उपमद ( श ) का लोप किया जाएगा , 
( घ ) मद ( x) के पश्चात् निम्पलिखित मद अंत: स्थापित की जाएगी, अर्थात् : 
" ( xक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, शिलांग , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ( अपील ), गुवाहाटी ; ", 


[ फा. सं. 201/01 / 97 - सी एक्स-6 ] 

एम. के . गुप्ता, निदेशक 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue) 


NOTIFICATION 


New Delhi. the 8th September , 1997 


NO . 49 / 97-CENTRAL EXCISE ( N. T . ) 


G .S .R . 524 (E ). --- In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises Act, 1944 (1 of 1944 ), the 
Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944 , namely : --- 

1. (1) These rules may be called the Central Excise ( Tenth Amendment) Rules, 1997. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. Inthe Central Excise Rules , 1944, ( hereinafter referred to as the said rules ), in rule 2, in clause ( 4), -- 
(a ) in item ( iii), for the words " Shamshabad mandal " , the words " Shamshadbad mandal, Kandukur mandal" shal 

be substituted : 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


JPART II — Sec. 3( ) ] 


(b ) in item ( v ), for the words " Andhra Pradesh ” , the words " Andhra Pradesh and the territory of Yanam in the 

. Union territrory of Pondicherry " shall be substituted : 
(c) in item (x), 

(i) for the word " Sangrore" , the word “ Sangrur" shall be substituted ; 

( ii ) for the word " Hoshiarpur" the words " Hoshiarpur, Nawanshahar" shall be substituted : 
(d ) in item (xiii ), for the word " Yamunanagar " , the words “ Jhajjar, Yamunanagar, Fatchabad ," shall be substi 

tuted ; 
(c) for items (xv ), (xvi), (xvii ) and (xvii), the following items shall be substituted, namely : 
" (xv ) in the City taluka and Daskroi taluka in the district of Ahmedabad of the State ofGujarat, the Commis 

sioner of Central Excise , Ahmedabad -1; 
(xvi) in the district of Ahmedabad (excluding the City taluka and Daskroi taluka ), in Dasada taluka in the 

district of Surendranagar, in the districtofKheda, Gandhinagar, Banaskantha ,Mehsana and Sabarkantha , 

of the State of Gujarat , the Commissioner of Central Excise, Ahmedabad -II; 
(xvii ) in the Districts of Surendranagar ( excluding the taluka of Dasada ). Rajkot, Jamnagar, Kutch , Amreli , 

Bhavnagar and Junagarh of the State of Gujarat, and in the territory of Diu of the Union terrirory of 

Daman and Diu , the Commissioner of Central excise , Rajkot; 
( xviii) in the district of Surat, and in the talukas of Ankaleshwar , Jhagadia , Hansot, Saghbara , Dadia - Pada , 

Mandod and Valia of the district of Baruch , of the State of Gujarat, the Commissioner of Central excise , 

Surat-T;" ; 
(f) in item (xxi), for the words " BangaloreMunicipal Corporation ” , the words " Bangalorc City Municipal Cor 

poration " shall be substituted : 
( g ) for item (xxii ), the following item shall be substituted , namely : 

" in the areas comprising of wards 1 to 5, 80 , 84 to 98 , and 100 of Bangalore City Municipal Corpora 
tion , in the district of Tumkur, in Neelamangala , Doddaballapur, Devanahalli and Hoskote talukas in 
the district of Bangalore Rural, and in the hoblis of Dasanpura, Hesaragatta , Yelahanka , Jala , Bidarahalli 
and Krishnarajapuram (area North of Bangalore - Chennai Railway line) in the district of Bangalore 

Urban , of the State of Karnataka , the Commissioner of Central Excise, Bangalore -II;" 
(h ) in the item (xxii ), for thewords“ Hasan , Shimoga, Kodagu and Chigmagalur,", the words "Hassan , Shimoga, 

Kodagu and Chickmagalore," shall be substituted ; 
(i) in item (xxiv ), for the words " North Kannada" , the words “ Uttara Kannada” shall be substitued ; 
(j) in ilem (XXV), for the word “Madurai ",the word “ Theni” shall be substituted ; 
(k ) in item (xxvii), for the word " Raigara " , the words and brackets “ Rajgarh ( excluding the tehsil ofNarsingarh )" 

shall be substituted ; 
(1) for item (xxviii), the following itcm shall be substituted , namely : 
**( xxviii) in the tehşil of Narsingarh of the district of Rajgarh , in the districts of Bhopal. Sihore , Vidisha , 

Betul Hoshangabad , Raisen , Chhatarpur. Tikamgarh , Jabalpur, Sagar, Shahdol, Damoh , Chhindwara , 
Narsingpur, Seoni, Mandla and Balaghat , of the State of Madhya Pradesh, the Commissioner of 

Central Excise, Indore - II;" : 
(m ) in item (xxix ), for the words " Sarguja . Satna ,Reiva " , the words “ Surguja , Satna , Rewa" shall be substituted ; 
(n ) for item (xxxviii), the following item shall be substituted , namely : 
" (Xxxviii ) in the district of Chandrapur,Gadchiroli, Bhandra. Nagpur, Akola, Buldhana , Ycotmal , Amraothi, 

and Wardha of the State ofMaharashtra , the Commissioner of Central Excise , Nagpur;" ; 
(o ) in itcm (xli), for the words “ Kharda " , " Ansol” , “ Jagatsinghpuri”, “ Jalpur" and "Malkanjgiri" , the words 

"Khurda ”,“ Angul”,“ Jagatsinghpur” ,“ Jajpur" and "Malkanagiri” shall respectively be substituted ; 
(p ) in item (xlii ), for the words “ Diogarh , Jharasaguda . Sonepur. Boudh , Baragarh , Bolangir and Naupada ” , the 

words " Dcogarh , Jharasaguda . Sonepur, Boudh , Baragarh , Bolangir and Nuapada" shall be substituted ; 


[ 471 - 443( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- - - 


(9 ) for items (xlv ), (xlvi ), (xlvii), (xlviii ) and (1), the following items shall be substituted , namely : 
" (xlv ) in the arcas comprising of the taluka of Fort- Tondiarpet of Chennai district in the areas comprising of 

the Airport Terminals in Alandur firka of Tambaram taluka in the district of Kancheepuram , in the 
arcas falling under Minjur firka of Ponneri taluks and Madhavaram firka of Ambattur taluk in the 

district of Tiruvalliur, of the State of Tamil Nadu, the Commissioner of Central Excise, Chonnai- 1; 
(xlvi) in the district of Chennai (excluding Fort - Tondiarpet taluk ), in the areas comprising Thiruperumbudur 

taluk ofKancheepuram district, and the districtof Tiruvellore (excluding the taluks of Pollipattu and 
Tiruttani and the Minjur firka of Ponneri taluk and Madhavaram ſirka of Ambattur taluk ), of the Stato 

of Tamil Nadu , the Commissioner of Central Excise, Chennai – II; 
(xlyii ) in the districts ofDharampuri (other than those areas specified in item (xlviii)], Vellore, Thiruvannamalai, 

Kancheepuram ( excluding Thiruperumbudur taluk and Airport Terminals in Alandur firka of Tambaram 
taluk ), Villupuram (except Vanur taluk ) and the Pallipattu and Tiruttani taluks of Tiruvellore district of 

the State of Tamil Nadu , the Commissioner of Central Excise, Chennai - III ; 
(xlviii ) in the arcas comprising of Pappireddypatti and Bommidi firkas of Pappireddypatti taluk and Harur 

and Kambainallur (excluding Kalavalli Village ) firkas of Harur taluk ofDharampuri district, in the 
districts of Salem , Namakkal, Coimbatore, Erode and Nilgiris of the State of Tamil Nadu and the area 
comprising in Malkipara Tea factory (being a part of Pariyaram village of Mukundapuram taluk of 

Trichur district of the State of Kerala ), the Commissioner of Central Excise, Coimbatore ; 
(1) in the districts of Tanjore , Nagapattinam , Thiruvarur, Tiruchirapalli ,Karur, Perambalur, Cuddalore 

and Puddukkottai, and Vanur taluka of Villupuram district of the State of Tamil Nadu , and the Union 
territory of Pondicherry (excluding Mahe Commune and Yanam territory), the Commissioner of 

Central Excise , Tiruchirappalli;" ; 
(1) for items (liv ) and (lv ), the following items shall be substituted , namely : 

" (liv ) in the districts ofMecrut, Muzaffarnagar, Saharanpur, Dehradun , Hardwar, Tehri Garhwal, Pauri 
Garhwal, Uttarkashi, Ghaziabad (excluding the tehsils of Hapur and Garhmukteshwar) and the areas starting 
from Delhi -Utrtar Pradesh border and bound in the south by the National Highway Number 24 bye -pass road 
upto its crossing with the Delhi -Kanpur (main ) Railway line and thereafterbound first in the west by the said 
line and then in the south and east by thc Maant Khand Ganga Nahar passing through ‘Kot Ka Pul and the 
‘Maant Poshak Ganga Nahar in the district ofGautam Budh Nagar and tehsils ofBijnorc and Chandpur in the 
district of Bijnore , of the State of Uttar Pradesh , the Commissioner of Central Excise, Meerut- I; 


(lv) in the districts of Bulandshahar, Moradabad, Rampur, Nainital, Chamoli , Almora, Udham Singh Nagar , 

Pitthoragarh , Jyotiba Phuley Nagar, Bijnore ( excluding the tehsils of Bijnore and Chandpur), Gautam Budh 
Nagar (excluding the areas specified in item number (liv )) and the tehsils of Hapur and Garhmukteshwar in 

the district of Ghaziabad, of the State ofUttar Pradesh , the Commissioner of Central Excise , Meerut-II;". 
3 . In thc said rules , in rule (2), in clause (5 ) 

(a ) in item ( ii ), sub - item (d ), (e) and (f) shall be omitted ; 

(b ) after item ( ii ), the following item shall be inserted namely : 
" (iia) (a) the Commissioner of Central Excise , Surat-I; 

(b ) the Commissioner of Central Excise, Surat- II; 

(c ) the Commissioner of Central Excise,Vadodara , the Commissioner of CentralExcise ( Appeals ), Vadodara;" ; 
(c) in item (v ), sub -item (j) shall be omitted . 

(d ) after item (x ), the following item shall be inserted , namely : 
" (xa ) the Commissioner of Central Excise, Shillong , the Commissioner of Central Excise ( Appeals ) Guwahati ," 

[F . No . 201/01/97 -CX, 6 ] 
27 - 261 / 97 

Printed by the Manager, Govt. of India Prens, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by tho Controllor of Publicationg , Dollii-110054 — 1997 


